रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 08072021-228176 

CG - DL - E - 08072021-228176 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2532 ] 
No. 25321 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 7 , 2021 / आषाढ़ 16 , 1943 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 7 , 2021 / ASHADHA 16 , 1943 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 जुलाई , 2021 
का.आ. 2736 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 25 , फरवरी 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक 
का.आ. 904 ( अ ) तारीख 25 , फरवरी 2021 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना 
अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , रख - रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी , 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात् , अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 04 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था ; 

और , विहित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आक्षेपों के नियमानुसार निस्तारण के उपरान्त सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं ; 

और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं , 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
20 ङ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी , 


3763GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये संरचना 

सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
तहसील भूमि भूमि की 

क्षेत्रफल भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
सं ० 

प्रकृति संख्या ( हे ० में ) 


क्र ० 


ग्राम 


खसरा 


का 
प्रकार 


निजी 


कृषि 


11 


0.0130 


1 


सदर 


अस्तौली 


प्रमोद कुमार व छैली पुत्रगण महाराज सिंह व 
विक्रम व अरूण व आकाश पुत्रगण देवेन्द्र व 
इन्द्रेश पत्नी स्व ० देवेन्द्र व अक्की कुमार 
ना ० वा 0 14 वर्ष व सन्नी कुमार ना ० वा 0 13 वर्ष 
पुत्रगण विनोद कुमार सं 0 माता स्वयं श्रीमती 
सुमन व सुमन पत्नी विनोद कुमार व संजय 
कुमार व अजय व नरेन्द्र पुत्रगण बृजलाल 
निग्राम । 
चरन सिंह पुत्र जसराम व अनिल कुमार पुत्र 
मामचन्द व श्रीमती चन्द्रवती पत्नी मामचन्द नि 0 
पंचायतन इनायतपुर । 


निजी 


कृषि 


1 


0.0065 


2 


सदर 


रघुनाथपुर 
रिठोरी 


3 


दादरी 


निजी 


कृषि 


280 क 


0.04 10 


आबादी । 


4 


दादरी 


चमरावली 
बोडाकी 


निजी 


कृषि 


397 


0.0444 


503 


0.0063 


सलेकराम व ज्ञानेन्द्र व सलेकचन्द व जगवीर 
पुत्रगण सुखपाल व 

दरियाई पत्नी लखपत व 
श्रीमती प्रवेश पत्नी भंवरपाल व जयकिशन व 
धर्मराज पुत्रगण भूले व ब्रहमपाल पुत्र रतिराम व 
श्रीमती रघुवीरो पत्नी स्व 0 रतिराम व मनोज 
कुमार व बिजेन्द्र कुमार पुत्रगण सुखवीर व 
श्रीमती रामेश्वरी पत्नी स्व ० सुखवीर नि 0 ग्राम व 
ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण 
गौतमबुद्धनगर । 
सम्पत पुत्र छत्तर व शकुन्तला पत्नी स्व ० 
सुखवीर सिंह व प्रशान्त तेवतिया व राहुल व 
गौरव कुमार पुत्रगण सुखवीर सिंह व चरन सिंह 
व गजराज सिंह पुत्रगण जय सिंह व श्रीमती 
रूपवती पत्नी गुलवीर सिंह व सुरेन्दर सिंह व 
सरजीवन कुमार पुत्रगण गुलवीर सिंह व महेन्द्र 
सिंह व भीम सिंह व कटार सिंह पुत्रगण हरी 
सिंह व हरविन्द्र व प्रविन्द्र पुत्रगण नेत्रपाल नि 0 
ग्राम व धनेन्द्र सिंह व धीरज सिंह पुत्रगण 
शोभाराम नि ० चमरावली बोडाकी व राजश्वरी 
पत्नी मनीराम नि ० जावली परगना लौनी 
तहसील व जिला गाजियाबाद । 
भूप सिंह पुत्र खिलका व लखपत व रतन 
पुत्रगण उदमी व उदयभान पुत्र दल्ले व सोना 
विधवा पत्नी स्व ० दल्ले व धनपाल व रिछपाल 
पुत्रगण जग्गना व श्रीमती माया पत्नी स्व ० 
चम्पत व सिंहराज पुत्र चम्पत व चन्द्रपाल भाटी 
पुत्र रूप सिंह व जयचन्दी पत्नी स्व ० सूरजपाल 
व सत्यवीर सिंह व सतीश कुमार व वीरेन्द्र सिंह 
पुत्रगण सूरजपाल सिंह व रमेश देवी पत्नी स्व ० 
कन्टूरा नि 0 चमरावली बोडाकी । 
किशनपाल व इन्दर व रविन्द्र पुत्रगण घनश्याम 


दादरी 


चमरावली 
रामगढ 


निजी 


कृषि 


5 


663 


0.0150 


6 


दादरी 


पल्ला 


निजी 


कृषि 


663 


0.0610 


नि 0 ग्राम । 


[ फा . सं . 2021 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2167 ] 
ए.के. सिन्हा , कार्यकारी निदेशक ( भू.एवं सु . और स्ट.वि. ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( Railway Board ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 6th July , 2021 


S.O. 2736 ( E ) .— Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.O. 904 ( E ) , dated the 25th February 2021 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 25 February , 2021 ( hereinafter referred to as the 
said notification ) under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of Special 
Railway Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of 
Uttar Pradesh ; 

And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers Amar Ujala and 
Dainik Jagran dated the 04th March , 2021 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 

And whereas , objections were received in the office of the competent authority with in the prescribed period 
which have been addressed by the competent authority as per rules and accordingly orders have been passed ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act , 1989 the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule 
annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely , Eastern 
Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh . 


S.N. 


Tehsil 


Village 


Name of Owners / Holders 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


M 


Plot 
No 


Area ( in 
hect . ) 


1 


Sadar 


Astoli 


Private 


Agriculture 


11 


0.0130 


2 


Sadar 


Raghunathpur 


Private 


Agriculture 


1 


0.0065 


Pramod Kumar , Chheli s / o Maharaj 
Singh , Vikram , Arun , Akash s / o 
Devender , Indresh w / o Devender , 
Akki kumar Minor fourteen years , 
Sunny Kumar Minor thirteen yeras 
s / o Late Vinod kumar , Suman w / o 
Late Vinod kumar , Sanjay kumar , 
Ajay , Narender s / o Brajlal R / o 
Village . 
Charan singh sło Jashram , Anil 
kumar 

s / o Mamchand , Smt 
Chanderwati w / o Mamchand R / o 
Panchayatan Inayatpur . 
Abadi . 
Salekram , Gyanender , Salekchand , 
Jagveer s / o Sukhpal , Daryayi w / o 
Lakhpat , Parvesh w / o Brhampal , 
Jaikishan , Dharmraj s / o Bhule , 
Brhampal s / o Ratiram , Raghuveero 
w / o Late Ratiram , Manoj kumar , 
Vijender kumar s / o Sukhveer , Smt 
Rameswari w / o Late Sukhveer R / o 
Village and GNIDA 
Sampat s / o Chhater Singh , 
Shakuntla w / o Late Sukhveer 
singh , Prashant Tewatiya , Rahul , 


3 


Dadri 


Rithori 


Private 


Agriculture 


280k 


0.0410 


4 . 


Dadri 


Chamrawali 

Bodaki 


Private 


Agriculture 


397 


0.0444 


5 


Dadri 


Chamrawali 
Ramgarh 


Private 


Agriculture 


503 


0.0063 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3ii ) ] 


Gaurav Kumar , s / o Sukhveer 
singh , Charan Singh , Gajraj Singh 
slo Jai Singh , Smt Roopwati w / o 
Gulveer singh , Surender singh , 
Sarjeevan kumar s / o Gulveer singh , 
Mahender singh , 

singh , Bhim singh , 
Katar singh s / o Hari singh , 
Harvinder , Pravender s / o Netrpal 
R / o Village , Dhanander singh , 
Dheeraj singh s / o Shobharam R / o 
Chamrawali Bodaki , Rajeswari w / o 
Maniram R / o Jawli . 
Bhup singh s / o Khilka , Lakhpat , 
Ratan s / o Udmi , Udaybhan slo 
Dalle , Sona Vidhwa w / o Late 
Dalle , Dhanpal , Richpal s / o 
Jaggna , Smt Maya wlo Champat , 
Singhraj s / o Chammpat , 
Chanderpal Bhati s / o Roop singh , 
Jaychandi w / o Surajpal , Satyveer 
Singh . Satish kuamr , Virender 
singh , s / o Surajpal singh , Ramesh 
Devi wlo Kantoora R / o 
Chamrawali Bodaki . 
Kishanpal , Inder , Ravinder slo 
Ghanshyam R / o Village . 


663 


0.0150 


6 


Dadri 


Palla 


Private 


Agriculture 


663 


0.0610 


[ F. No. 2021 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2167 ] 


A.K. SINHA , Executive Director ( L & A and SD ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 

Digilally signed by SURENDER 
MAHADASAM Date : 2210709 15:12:19 +05 : 30 


MAHA DASAM 


